निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 545 ) 


24 आश्विन 1931 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 16 अक्तूबर 2009 


सं0 1/ सी0एल0 - 1011/ 2006 ( पार्ट - II ) श्र0सं0 - 2081 

श्रम संसाधन विभाग 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


0 


संकल्प 

26 जून 2009 
विषय - बाल श्रम के उन्मूलन , विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु राज्य कार्य योजना के संबंध में । 

1. बाल श्रम सभ्य समाज के लिए एक कलंक है । कामकाजी बच्चे जिसमें बाल श्रमिक भी शामिल 
हैं , मुख्यतः गरीबी , आर्थिक वंचना एवं अशिक्षा का परिणाम हैं । इस भयंकर समस्या का उन्मूलन करने हेतु 
आवश्यक है कि समाज में गरीबी, आर्थिक वंचना एवं अशिक्षा को कम करने के समेकित प्रयास किए जाय , 
बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए तथा विमुक्त बाल श्रमिकों के 
पुनर्वास की कारगर व्यवस्था की जाए। 

2. अतएव , राज्य सरकार ने बाल श्रम के उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुर्नवास हेतु एक समेकित राज्य 
कार्य योजना संलग्न परिशिष्ट-I(हिन्दी ) परिशिष्ट- II( अंग्रजी) के अनुसार लागू करने का निर्णय लिया है । 
आदेश — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को ( दोनों परिशिष्ट सहित ) बिहार गजट के असाधारण अंक में 
सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाय । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 545 -571 + 100 -डी०टी०पी० । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


